. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
संख्या - 4 राँची, बुधवार , 

21 फरवरी , 2018 (ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 26- 34 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


27 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 21 फरवरी , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

( शुद्धि पत्र ) 
18 अक्टूबर , 2017 


संख्या- 03 /नि०सं०- 09 - 06 / 2015 का०- 10763 -- श्री कौशलेन्द्र कुमार सिन्हा, (IPOS 
1989 ) की प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के अधीन ली गई सेवा पैतृक विभाग को वापस 
किये जाने से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 10279 दिनांक 3 अक्टूबर , 2017 में 
अंकित “ प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 8 सितम्बर , 2017 " के स्थान पर “ प्रतिनियुक्ति 
अवधि दिनांक 8 जुलाई, 2017 " पढ़ा जाय । 

2. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
3. उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव | 


28 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 21 फरवरी , 2018 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
13 नवम्बर , 2017 


संख्या -03/नि सं0 -09-14/ 2017 का०- 11332 -- श्री सुधीर बाड़ा , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 742/ 2003) सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग , राँची का दिनांक 10 जुलाई , 2017 से 
13 जुलाई, 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230 एवं 248 के तहत 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
14 नवम्बर, 2017 


संख्या-03/निःसं0 -09-11/ 2017 का०- 11388 -- श्रीमती साधना सिन्हा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
708/ 2003 ) उप सचिव , योजना -सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 20 फरवरी, 2017 से 
22 मई , 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत 
स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव | 


29 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 21 फरवरी , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
27 नवम्बर , 2017 


संख्या -03/नि सं०- 09 -02/ 2015 का०- 11630 -- श्री पंकज कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
870 /2003) निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गिरिडीह का दिनांक 
19 मार्च, 2016 से 29 मई, 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 
एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
20 दिसम्बर , 2017 


संख्या - 4/नि०सं० -12-159/ 2015 का . 12441-- श्रीमती नाजिया अफरोज, झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
बैच), अंचल अधिकारी, डोमचांच, कोडरमा का दिनांक 15 मई, 2017 से 28 जून, 2017 तक कुल 45 
( पैतालीस ) दिनों के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् 
उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


30 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 21 फरवरी , 2018 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 दिसम्बर, 2017 


संख्या- 03/नि०सं०-09- 41/ 2015 का . 12611-- श्री प्रेम रंजन , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
834 /03), अनुमण्डल पदाधिकारी , बेरमो को दिनांक 30 मई, 2017 से 15 जून , 2017 तक उपार्जित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 जनवरी, 2018 


संख्या-03/नि०सं०- 09 -22/2014 का . 724 -- श्रीमती नयनतारा करकेट्टा, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 777/03), निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गुमला को 
दिनांक 18 अक्टूबर , 2017 से 17 दिसम्बर , 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 21 फरवरी , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 जनवरी , 2018 


संख्या-03/नि०सं०- 09 -07/ 2017 का . 725 -- श्री जॉर्ज कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
866 / 03 ), अध्यक्ष , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड , राँची को दिनांक 30 अगस्त , 2017 से 19 सितम्बर, 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
3 जनवरी , 2018 


संख्या-03/नि०सं०-09-03/ 2017 का . 98 -- श्री भवानी प्रसाद लाल दास , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 430 /03), विशेष सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड, राँची को दिनांक 
20 मार्च, 2017 से 5 अप्रैल , 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 
एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


32 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 21 फरवरी , 2018 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 
8 फरवरी , 2018 ई० । 


संख्या-11 / स्था राज०- 34 / 2017- 871-- श्री तरूण बोदरा , प्रोबेशन पदाधिकारी- सह-बंदी कल्याण 
पदाधिकारी, कारा निरीक्षणालय ( गृह जिला-हजारीबाग) को अगले आदेश तक प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला 
प्रोबेशन कार्यालय, गिरिडीह के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-11/ स्था राज०-34/2017 - 872-- श्री कमलजीत सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन 
कार्यालय गिरिडीह ( गृह जिला- रामगढ़) को अगले आदेश तक कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राची में बंदी 
कल्याण पदाधिकारी के स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-11/ स्था राज०-34 / 2017-873-- श्री विकास कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन 
कार्यालय, राँची ( गृह जिला- पटना, बिहार) को अगले आदेश तक कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड,राची में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


33 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 21 फरवरी , 2018 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
1 फरवरी, 2018 


संख्या:-01 स्था०- 18/ 2014-380 /वि०स० - सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-115 , 
दिनांक 19 जनवरी , 2017 के क्रम में श्री ब्रह्मदेव महतो, “विशेष कार्य पदाधिकारी ” माननीय 
अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा - सह- सभा सचिवालय का कार्यकाल दिनांक 1 फरवरी , 2018 से दिनांक 
31 जनवरी, 2019 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


(ii) शेष शर्ते अधिसूचना सं0 115,दिनांक 19 जनवरी, 2017 के अनुरूप यथावत रहेगी | 


मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


नवीन कुमार, 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 21 फरवरी , 2018 


34 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
10 फरवरी , 2018 


संख्या - कार्मिक -01/18- 523 /वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया 
जाता है कि अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी , रामगढ़ द्वारा केस नं० - G. R.-2478/2010 में पारित 
न्यायादेश में श्री योगेन्द्र प्रसाद, सदस्य , T.R.- 325/16 झारखण्ड विधान- सभा, क्षेत्र सं०-34 ( गोमिया ) के 
विरूद्ध दोष सिद्धि ( Conviction) के परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व नियम ( Repersentation Of People 
Act),1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191(1) (इ) के प्रावधानों के तहत् श्री योगेन्द्र प्रसाद 
को दोष सिद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 31 जनवरी, 2018 के प्रभाव से झारखण्ड विधान - सभा की 
सदस्यता से निरहित किया जाता है । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 4 -- 50 | 


